निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


31 चैत्र 1938 ( श 0 ) 


संख्या 16 


पटना , बुधवार , 


20 अप्रील 2016 ( ई ० ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-17 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
विधेयक , उक्त 

विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


--- 


भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

बी 0 ए 0 , बी 0एससी० , एम 0 ए 0 . 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0, डीप 0 -इन 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। 
भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग- 9 - विज्ञापन 


--- 


भाग-1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 
भाग -2 — बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 18-21 
भाग-3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 
और 

न्यायालय के आदेश , 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 


, 


भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं, 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


उच्च 


पूरक 


भाग -4 बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


22-31 


2 


बिहार गजट, 20 अप्रील 2016 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


पटना उच्च न्यायालय 


अधिसूचनाएं 

4 जनवरी 2016 
सं ० 01 नि 0 - अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री मो 0 जफर इमाम मल्लिक , प्रधान न्यायाधीश , परिवार 
न्यायालय, रोहतास, सासाराम की सेवायें , पीठासीन पदाधिकारी, बिहार वक्फ न्याधिकारण , पटना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 
के अंतर्गत के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना को सौंपी जाती है , जिनकी 
प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , महानिबंधक । 


The 4th January, 2016 
No. 01 A - On being relieved of his present assignment , the services of Sri Md . Jaffar Imam 
Mallick , Principal Judge, Family Court, Rohtas at Sasaram are placed at the disposal of the State 
Government in the Department of General Administration , Patna for being placed at the disposal of the 
Minority Welfare Department, the Government of Bihar, Patna for his appointment as Presiding Officer, 
Bihar Waqf Tribunal , Patna on deputation basis for a maximum period of three years . 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha , Registrar General. 


4 जनवरी 2016 
सं ० 02 नि0- श्री मनोज कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अररिया को पटना के अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से. 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


The 4 January, 2016 
No. 02 A - Sri Manoj Kumar Singh, Additional District and Sessions Judge, Araria is transferred 
and posted as Additional District and Sessions Judge of Patna . 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha, Registrar General. 


11 जनवरी 2016 
सं ० 27 नि 0 श्री रवीन्द्र पटवारी, निबंधक (स्थापना ), पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पद ग्रहण करने के 
तिथि से माननीय मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय, पटना का निबंधक (प्रशासन) अअस्थाई रूप 
नियुक्त किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


3 


The 11th January, 2016 
No. 27 A- Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Ravindra Patwari, Registrar 
(Establishment) as Registrar ( Administration ) temporarily, Patna High Court , Patna with effect from the 
date he assumes charge of his office . 

By Order of the High Court, 
V.K. Sinha , Registrar General. 


11 जनवरी 2016 
सं ० 28 नि 0 श्री अमरेन्द्र पति त्रिपाठी, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालया, दरभंगा ( जो वर्तमान में निबंधक 
(नियुक्ति) के काम को जानने के लिए पटना उच्च न्यायालय, पटना से जुड़े हैं ) को माननीय मुख्य न्यायाधिपति के 
आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय, पटना को निबंधक (नियुक्ति ) नियुक्त किया जाता है 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


The 11 " January , 2016 
No. 28 A — Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Amrendra Pati Tripathi, 
Principal Judge, Family Court , Darbhanga (who is presently attached to Patna High Court , Patna to get 
himself acquainted with the work of Registrar (appointment)), as Registrar (appointment), Patna High 
Court, Patna . 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha, Registrar General . 


11 जनवरी 2016 
सं ० 29 नि 0 — श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तवा |, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सासाराम ( जो वर्तमान में निबंधक 
( आइ टी ) -सह - सी.पी.सी के काम को जानने के लिए पटना उच्च न्यायालय , पटना से जुड़े हैं ) को माननीय मुख्य 
न्यायाधिपति के आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय, पटना का निबंधक ( आइ टी ) -सह - सी.पी.सी नियुक्त किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


The 11th January, 2016 
No. 29 A - Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Om Prakash Srivastava I, 
Additional District and Sessions Judge, Sasaram (who is presently attached to Patna High Court , Patna to 
get himself acquainted with the work of Registrar (IT )-cum -CPC ) , as Registrar (IT ) -cum -CPC , Patna 
High Court , Patna. 

By Order of the High Court , 
V. K. Sinha, Registrar General. 


15 जनवरी 2016 
सं ० 36 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा -13 की उप - धारा (1) ( अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को 
न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को 
जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ-3 में 
उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विषेश न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें संहिता की धारा -261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण 
के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 


4 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


क्र ० 
सं ० 


1 . 


2 . 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 
7. 


8 . 


9 . 


10 . 
11. 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए 

शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

3 . 
श्री शाहिद परवेज , अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी । 

मधुबनी अनुमण्डल 
श्री अविनाश कुमार सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी । 

मधुबनी अनुमण्डल 
मो0 तारिक इकबाल, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी । 

मधुबनी अनुमण्डल 
श्री अरविन्द कुमार झा , वरीय उप समाहर्ता, मधुबनी । 

मधुबनी अनुमण्डल 
मो 0 अतीकुद्दीन , जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी । 

मधुबनी अनुमण्डल 
श्री जनक कुमार, वरीय उप समाहर्ता, मधुबनी । 

मधुबनी अनुमण्डल 
श्री ब्रज बिहारी भगत, वरीय उप समाहर्ता, मधुबनी । 

मधुबनी अनुमण्डल 
श्री विनोद कुमार, वरीय उप समाहर्ता, मधुबनी । 

मधुबनी अनुमण्डल 
श्री नरेश झा , वरीय उप समाहर्ता, मधुबनी । 

मधुबनी अनुमण्डल 
श्री सत्य प्रकाश , वरीय उप समाहर्ता, मधुबनी । 

मधुबनी अनुमण्डल 
श्री पंकज कुमार गुप्ता, वरीय उप समाहर्ता, मधुबनी । 

मधुबनी अनुमण्डल 
श्री नवीन कुमार, वरीय उप समाहर्ता, मधुबनी । 

मधुबनी अनुमण्डल 
श्री गुलाम मुस्तफा अंसारी, अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर । 

जयनगर अनुमण्डल 
श्री संजय कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जयनगर । 

जयनगर अनुमण्डल 
श्री राजेश परिमल, अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी । 

बेनीपट्टी अनुमण्डल 
श्री विष्णुदेव मण्डल, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपट्टी । 

बेनीपट्टी अनुमण्डल 
मो 0 कमरे आलम, अनुमण्डल पदाधिकारी, फुलपरास । 

फुलपरास अनुमण्डल 
श्री संजय कुमार , भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास । 

फुलपरास अनुमण्डल 
श्री जगदीश कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर | 

झंझारपुर अनुमण्डल 
श्री उमेश कुमार भारती, भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर । 

झंझारपुर अनुमण्डल 
उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , महानिबंधक । 


12. 


13. 


14. 
15. 


16. 


17 . 


18. 


19 . 


20 . 


The 15th January, 2016 
No. 36 A - In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub - Section ( 1) of Section 
13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974 ) the executive Officers named in column no . 2 
of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year 
with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in 
column no . 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT , 
1981 , which they can competently try under the code of Criminal Procedure , 1973. 

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to 
try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered 
by Section 261 of the Cr.P.C. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been 
authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 
Sl . Name of Officer with designation and place of posting 

Jurisdiction for which 
No. 

Powers are vested 
2 

3 
1 . Sri Sahid Perwez, S.D.O ., Sadar, Madhubani 

Madhubani Sub Division 
2 . Sri Avinish Kumar Singh , L.R.D.C., Sadar, Madhubani 

Madhubani Sub Division 
3 . SriMd. Tarique Iqbal, District Panchayat Raj Officer,Madhubani Madhubani Sub Division 
4 . Sri Arvind Kumar Jha, Senior Deputy Collector ,Madhubani 

Madhubani Sub Division 
5 . Md. Atikuddin , D.C.L.R., Madhubani 

Madhubani Sub Division 
6 . Sri Janak Kumar, Senior Deputy Collector, Madhubani 

Madhubani Sub Division 


1 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


5 


SI. Name of Officer with designation and place of posting 

Jurisdiction for which 
No. 

Powers are vested 
7 . Sri Brij Bihari Bhagat, Senior Deputy Collector, Madhubani 

Madhubani Sub Division 
8 . Sri Vinod Kumar, Senior Deputy Collector, Madhubani 

Madhubani Sub Division 
9 . Sri Naresh Jha, Senior Deputy Collector,Madhubani 

Madhubani Sub Division 
10. | Sri Satya Prakash, Senior Deputy Collector, Madhubani 

Madhubani Sub Division 
11. | Sri Pankaj Kumar Gupta, Senior Deputy Collector, Madhubani 

Madhubani Sub Division 
Sri Navin Kumar, Senior Deputy Collector,Madhubani 

Madhubani Sub Division 
13. | Sri Gulam Mustafa Ansari , S.D.O., Jainagar 

Jainagar Sub Division 
14. Sri Sanjay Kumar, L.R.D.C., Jainagar 

Jainagar Sub Division 
15 . Sri Rajesh Parimal, S.D.O., Benipati 

Benipati Sub Division 
16. | Sri Vishnudev Mandal, L.R.D.C., Benipati 

Benipati Sub Division 
17. | Sri Md . Quamre Alam, S.D.O., Pulparas 

Pulparas Sub Division 
18. | Sri Sanjay Kumar, L.R.D.C., Pulparas 

Pulparas Sub Division 
19. Sri Jagdish Kumar, S.D.O., Jhanjharpur 

Jhanjharpur Sub Division 
20. Sri Umesh Kumar Bharti, L.R.D.C., Jhanjharpur 

Jhanjharpur Sub Division 
By Order of the High Court, 
V. K. Sinha, Registrar General. 


16 जनवरी 2016 
सं ० 40 नि 0 श्री मधुसूदन प्रसाद सिंह, संयुक्त निबंधक (प्रोटोकॉल ) , पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पद 
ग्रहण करने के तिथि से माननीय मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय, पटना का निबंधक (स्थापना) 
अअस्थाई नियुक्त किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


The 16th January, 2016 
No. 40 A — Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint on promotion Sri Madhusudan 
Prasad Singh , Joint Registrar ( Protocol), Patna High Court, Patna , as Registrar, Patna High Court, Patna 
to work as Registrar (Establishment) of the Court temporarily with effect from the date he assumes charge 
of his office. 

By Order of the High Court, 
V.K. Sinha , Registrar General. 


16 जनवरी 2016 
सं ० 41 नि 0 श्री मनोज शंकर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर ( जो वर्तमान में संयुक्त निबंधक 
(स्थापना) के काम को जानने के लिए पटना उच्च न्यायालय, पटना से जुड़े हैं ) को माननीय मुख्य न्यायाधिपति के 
आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय, पटना का संयुक्त निबंधक (स्थापना) नियुक्त किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
विनोद कुमार 

सिन्हा, महानिबंधक । 


The 16th January , 2016 
No. 41 A - Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Manoj Shankar, Additional 
District and Sessions Judge , Samastipur (who is presently attached to Patna High Court, Patna to get 
himself acquainted with the work of Joint Registrar ( Establishment )) as Joint Registrar ( Establishment), 
Patna High Court, Patna. 

By Order of the High Court , 
V. K. Sinha , Registrar General. 


6 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


16 जनवरी 2016 
सं ० 42 नि0— श्री जय प्रकाश सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवादा ( जो वर्तमान में विशेष कार्य पदाधिकारी 
के काम को जानने के लिए पटना उच्च न्यायालय, पटना से जुड़े हैं ) को उनके पद ग्रहण करने के तिथि से माननीय मुख्य 
न्यायाधिपति के आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय, पटना का विशेष कार्य पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


The 16th January, 2016 
No. 42 A - Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Jay Prakash Singh , 
Additional District and Sessions Judge , Nawada (who is presently attached to Patna High Court , Patna to 
get himself acquainted with the work of Officer on Special Duty ) as Officer on Special Duty, Patna High 
Court, Patna , with effect from the date he assumes his charge . 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha , Registrar General. 


16 जनवरी 2016 
सं ० 43 नि 0 श्री किशोर प्रसाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमुई ( जो वर्तमान में संयुक्त निबंधक ( न्यायिक ) 
के काम को जानने के लिए पटना उच्च न्यायालय, पटना से जुड़े हैं ) को उनके पद ग्रहण करने के तिथि से माननीय मुख्य 
न्यायाधिपति के आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय, पटना का संयुक्त निबंधक ( न्यायिक ) नियुक्त किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


The 16th January, 2016 
No. 43 A — Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Kishore Prasad, Additional 
District and Sessions Judge, Jamui (who is presently attached to Patna High Court, Patna to get himself 
acquainted with the work of Joint Registrar (Judicial )) as Joint Registrar (Judicial), Patna High Court, 
Patna, with effect from the date he assumes his charge . 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha, Registrar General. 


19 जनवरी 2016 


सं ० 42 ( 3782-3795 ) नि 0 — अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री आनंद भूषण, मुंसिफ , छपरा की सेवायें, 
प्रशासी पदाधिकारी, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के 
अधीन सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 
विनोद 

कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


The 19th January, 2016 
No. 42 ( 3782-3795 ) A- On being relieved of his present assignment , the services of Sri Anand 
Bhushan ,Munsif , Chapra is placed at the disposal of the State government in the Department of General 
Administration , Patna on his appointment as Administrative Officer , Bihar Judicial Academy, Patna on 
deputation basis for a maximum period of three years . 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha, Registrar General. 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


7 


19 जनवरी 2016 
सं ० 43 (4182–4195 ) नि0- निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, 
कनीय कोटि ) को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974 ) की धारा -11 की उप - धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी ( असैनिक न्यायाधीश, 
कनीय कोटि ) को स्तंभ -4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
भी प्रदान की जाती हैं । 
क्र ० पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान अ ) नए स्थान का पदनाम 

जिला का 
सं ० पदस्थापन का स्थान 

ब ) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान 
स ) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं । 
3 

4 
1 | श्री प्रवीण कुमार सिंह, अनुमंडलीय 

अ ) न्यायिक दण्डाधिकारी 

पटना 
न्यायिक दण्डाधिकारी , पटना सिटि , ( पटना) ब ) पटना 

स ) पटना 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


नाम 


1 


2 


The 19th January, 2016 
No. 43 (4182-4195 ) A — The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division ) named 
in column no . 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship and station 
mentioned in column no . 3 of the table . 


Further in exercise of the powers conferred under Sub -Section (3 ) of Section 11 of the Code of 
Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon the officer named 
below , the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the district noted against his name in 
column no. 4 of thetable. 


SI. 
No. 


1 . 
1 . 


Name of the Officer with ( a ) Designation at the new station. 

Name of the 
designation and present (b ) Place where the Officer is to be 

District 
place of posting 

ordinarily stationed . 

(c ) Name of the Judgeship in which posted . 
2 . 

3 . 

4 . 
Sri Praveen Kumar Singh , ( a ) Judicial Magistrate 

Patna 
S.D.J.M., Patna City , ( Patna ) (b ) Patna 

(c ) Patna Patna 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha , Registrar General. 


21 जनवरी 2016 
सं ० 49 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा -11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में नामित न्यायिक दंडाधिकारी को उसी तालिका के स्तम्भ 4 में वर्णित 
क्षेत्राधिकार के लिए विधि विभाग ( न्या o) के अधिसूचना संख्या 1534 / जे0, दिनांक 13.5.2006 में वर्णित विशेष न्यायालय 
पटना -1 जिसका मुख्यालय स्तम्भ -3 में नियम स्थान होगा को अंशकालीन विशेष दंडाधिकारी नियुक्त करता है और दिल्ली 
स्पेशल पुलिस इस्टेवलिसमेन्ट ऐक्ट 1946 की धारा -3 के अन्तर्गत डी 0 एस 0 पी 0 ई0 पटना शाखा के अलावे अन्य शाखाओं 
द्वारा जाँच किये गये वादों के निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपूर्द करने के शक्तियाँ प्रदान करता है 


8 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


उच्च न्यायालय उक्त दण्डाधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा -190 की उप - धारा (1) के खण्ड ( ब) 
के अधीन डी 0एस 0 पी 0 ई0, पटना शाखा द्वारा जाँच किये गये वैसे वादों जिसका निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपूर्द करने में वे 
सक्षम है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान करता है । 


मुख्यालय 


क्षेत्राधिकार के जिले 


क्र ० 

सं ० 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं 

पदस्थापना का स्थान 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


1 . 


पटना 


श्री प्रवीण कुमार सिंह, 
न्यायिक दंडाधिकारी, पटना 


पटना, नालन्दा, भोजपुर, बक्सर , भभुआ, रोहतास , 
गया, औरंगाबाद, नवादा तथा जहानाबाद 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


The 21 " January, 2016 
No. 49 A — In exercise of powers conferred under section 11 of the code of Criminal Procedure , 
1973 (Act 2 of 1974 ), the Court have been pleased to appoint the Judicial Magistrate named in column 
no . 2 of the table given below , as Special Magistrate for the area of jurisdiction given below against his 
name in column no . 4 with headquarter mention in column no . 3 to try and if necessary to commit for trial 
the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of other branches also besides the Patna 
Branch with respect to the offences covered under section 3 of the Delhi Special Police Establishment 
Act, 1946 for the area mention in column no . 4 of the table for Special Court, Patna- 1 as mention is Law 
( J) Department Notification No. 1534J dated 13.05.2006 . 

The Court have further been pleased to confer upon the said Magistrate the powers to take 
cognizance of such cases investigated by the Delhi Special Police Establishment, Patna Branch , under 
Sub -Section ( 1) (b ) of Section 190 of the Criminal Procedure Code , 1973 and to try or commit for trial of 
the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of the Patna Branch . 
SI. Name, Designation and Headquarter 

District under Jurisdiction 
No. Place of Posting of the 

Officer 
1 . Sri Praveen Kumar Singh , Patna Patna, Nalanda , Bhojpur, Buxar, Bhabhua , Rohtas, 
J.M. 1 " Class, Patna 

Gaya , Aurangabad , Nawadah and Jehanabad 

By Order of the High Court , 
V. K. Sinha , Registrar General. 


27 जनवरी 2016 
सं ० 51 नि 0 — अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित किए जाने पर श्री विपुल सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
सम्प्रति सहायक निबंधक, बिहार राज्य विधि आयोग, पटना, बिहार के रूप में प्रतिनियुक्ति को पटना के अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


The 27th January, 2016 
No. 51 A - On being relieved of his present assignment, Sri Vipul Sinha , Additional District and 
Sessions Judge presently posted on deputation as Assistant Registrar, Bihar State Legal Services 
Authority is transferred and posed as Additional District and Sessions Judge at Patna . 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha, Registrar General. 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


9 


27 जनवरी 2016 


सं ० 52 नि 0 — श्री रबिन्द्र नाथ त्रिपाठी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद को पटना के अपर जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


The 27th January, 2016 
No. 52 A - Sri Rabindra Nath Tripathi, Additional District and Sessions Judge, Jehanabad is 
transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Patna . 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha, Registrar General. 


2 . 


27 जनवरी 2016 
सं ० 53 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा -13 की उप - धारा (1) ( अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को 
न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को 
जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ-3 में 
उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें संहिता की धारा -261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम , 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण 
के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 
क्र ० पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं 

क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए 
सं ० 

शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 
1 . 2 . 

3 . 
1 . मो 0 अब्दुर्ररहमान, उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी । 

सीतामढ़ी अनुमण्डल 
श्री हरिशंकर राम , अपर समाहर्ता विभागीय जांच, सीतामढ़ी । 

सीतामढ़ी अनुमण्डल 
3 . श्री ओम प्रकाश, जिला योजना पदाधिकारी, सीतामढ़ी । 

सीतामढ़ी अनुमण्डल 
4 . श्री कपिलेश्वर मंडल , जिला पंचायती राज पदाधिकारी , सीतामढ़ी । 

सीतामढ़ी अनुमण्डल 
5. मो 0 राशिद आलम, जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी । 

सीतामढ़ी अनुमण्डल 
6 . श्री रविकान्त सिन्हा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सीतामढ़ी । 

सीतामढ़ी अनुमण्डल 
7 . श्री रोहित कुमार , निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास 

सीतामढ़ी अनुमण्डल 
अभिकरण , सीतामढ़ी । 
श्री चंदन चौहान , वरीय उप समाहर्ता, सीतामढ़ी । 

सीतामढ़ी अनुमण्डल 
9 . श्री संजय कृष्ण , अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर । 

सीतामढ़ी अनुमण्डल 
10 . श्री किशोर कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, पुपरी । 

पुपरी अनुमण्डल 
11. | श्री निशांत, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पुपरी । 

पुपरी अनुमण्डल 
12. | श्री विनय चन्द्र झा , कार्यपालक दंडाधिकारी , पुपरी । 

पुपरी अनुमण्डल 
13. | श्री विनीत कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुपरी । 

पुपरी अनुमण्डल 
14. | श्री लवकेश कुमार, अंचल अधिकारी, पुपरी । 

पुपरी अनुमण्डल 
15. श्री सुधीर कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, बेलसंड | 

बेलसंड 

अनुमण्डल 
श्री अजय कुमार दास , कार्यपालक दण्डाधिकारी, बेलसंड | 

बेलसंड 

अनुमण्डल 
उच्च न्यायालय के आदेश से, 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


8 . 


10 


fasr JGIC , 20 zic 2016 


The 27th January, 2016 
No. 53 A — In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub -Section (1 ) of Section 
13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974 ) the executive Officers named in column no. 2 
of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year 
with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in 
column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 
1981, which they can competently try under the code of Criminal Procedure , 1973 . 

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to 
try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981 , as are covered 
by Section 261 of the Cr.P.C. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been 
authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 
SI . Name of Officer with designation and place of posting 

Jurisdiction for which 
No. 

Powers are vested 
1 2 

3 
1 . SriMd. Abdulrahman , Deputy Development Commissioner, Sitamarhi 

Sitamarhi Subdivision 
2 . Sri Harishankar Ram , Additional Collector DepartmentalEnquiry , Sitamarhi Sitamarhi Subdivision 
3 . Sri Om Prakash , District Planning Officer , Sitamarhi 

Sitamarhi Subdivision 
4 . Sri Kapileshwar Mandal, District Panchayati Raj Officer, Sitamarhi Sitamarhi Subdivision 
5 . Sri Md. Rashid Alam ,D.C.L.R ., Sitamarhi 

Sitamarhi Subdivision 
6 . Sri Ravikanth SinhaDistrict Supply Officer, Sitamarhi 

Sitamarhi Subdivision 
7 . Sri Rohit Kumar, Director , Accounts Administration 

Sitamarhi Subdivision 
& Self Employment, District Rural Development Agency , Sitamarhi 
8 . Sri Chandan Chauhan , Senior Deputy Collector, Sitamarhi 

Sitamarhi Subdivision 
9 . Sri Sanjay Krishna , S.D.O., Sitamarhi, Sadar 

Sitamarhi Subdivision 
10. Sri Kishore Kumar,S.D.O ., Pupri 

Pupri Subdivision 
11. Sri Nishant, L.R.D.C., Pupri 

Pupri Subdivision 
12. Sri Vinay Chandra Jha, Executive Magistrate , Pupri 

Pupri Subdivision 
13. Sri Vineet Kumar , B.D.O., Pupri 

Pupri Subdivision 
14. Sri Luykesh Kumar ,C.O ., Pupri 

Pupri Subdivision 
15. Sri Sudhir Kumar, S.D.O., Belshand 

Belshand Subdivision 
16. Sri Ajay Kumar Das, Executive Magistrate , Belshand 

Belshand Subdivision 
By Order of the High Court, 
V. K. Sinha , Registrar General. 


27 üha 2016 
HO 54 F10 — Gus yfi vifII, 1973 Eri- 13 7 BY — ETT (1) (39f4H 2, 1974) ERT YGA 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को 
न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को 
जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ -3 में 
उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है 

उन्हें संहिता की धारा -261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण 
के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


11 


क्र ० 
सं ० 


1 . 


1 . 


2. 


3 . 


4 . 


5 . 
6 . 
7 . 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए 

शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 
2 . 

3 . 

कटिहार 
डॉ मनोज कुमार झा , वरीय उप समाहर्ता, कटिहार । 

अनुमण्डल 
मो 0 अनीस अख्तर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी , कटिहार । 

कटिहार अनुमण्डल 

कटिहार अनुमण्डल 
मो 0 फैयाज अख्तर, वरीय उप समाहर्ता, कटिहार । 

कटिहार अनुमण्डल 
श्री अभिनय भास्कर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कटिहार । 
श्री सोमनाथ सिंह , वरीय उप समाहर्ता, कटिहार । 

कटिहार अनुमण्डल 

कटिहार 
श्री शंकर शरण , वरीय उप समाहर्त्ता, कटिहार । 

अनुमण्डल 
श्री अमरेन्द्र कुमार पंकज, जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार । 

कटिहार अनुमण्डल 

कटिहार अनुमण्डल 
श्री सुभाष नारायण , अनुमण्डल पदाधिकारी, कटिहार । 

कटिहार अनुमण्डल 
श्री राकेश रमण, भूमि सुधार उप समाहर्ता, कटिहार । 
मो 0 फिरोज अख्तर, अनुमण्डल पदाधिकारी, बारसोई । 

बारसोई अनुमण्डल 
श्री संजय कुमार सिंह , भूमि सुधार उप समाहर्ता, बारसोई । 

बारसोई अनुमण्डल 

मनिहारी अनुमण्डल 
श्री अरूण कुमार सिंह, अनुमण्डल पदाधिकारी , मनिहारी । 

मनिहारी अनुमण्डल 
श्री दिनेश कुमार मण्डल, भूमि सुधार उप समाहर्ता, मनिहारी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


8 . 


9 . 


10 . 


11. 


12. 


13. 


, 


The 27th January, 2016 
No. 54 A - In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub - Section ( 1) of 
Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974 ) the executive Officers named in 
column no . 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period 
of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against 
their names in column no . 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF 
EXAMINATION ACT , 1981 , which they can competently try under the code of Criminal Procedure , 
1973. 

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to 
try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT , 1981 , as are covered 
by Section 261 of the Cr.P.C. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been 
authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 
Sl. 

Name of Officer with designation and place of posting Jurisdiction for which 
No. 

Powers are vested 
2 

3 
1 . Sri Manoj Kumar Jha , Senior Deputy Collector, Katihar 

Katihar Sub division 
2 . Md. Anish Akhtar, District Minority Welfare Officer, Katihar Katihar Sub division 
3 . Md. Faiyaz Akhtar, Senior Deputy Collector, Katihar 

Katihar Sub division 
4 . Sri Abinav Bhashkar, District Supply Officer, Katihar 

Katihar Sub division 
5 . Sri Somnath Singh , Senior Deputy Collector, Katihar 

Katihar Sub division 
6 . Sri Shankar Saran , Senior Deputy Collector , Katihar 

Katihar Sub division 
7 . Sri Amrendra Kumar Pankaj, D.T.O., Katihar 

Katihar Sub division 
8 . Sri Subhash Narayan , S.D.O., Katihar 

Katihar Sub division 
9 . Sri Rakesh Raman, L.R.D.C., Katihar 

Katihar Sub division 
10. Md. Firoz Akhtar, S.D.O., Barsoi 

Barsoi Sub division 
11. | Sri Sanjay Kumar Singh, L.R.D.C., Barsoi 

BarsoiSub division 


1 


12 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


SI. 
No. 
12 . 
13 . 


Name of Officer with designation and place of posting Jurisdiction for which 

Powers are vested 
Sri Arun Kumar Singh , S.D.O., Manihari 

Manihari Sub division 
Sri Dinesh Kumar Mandal, L.R.D.C., Manihari 

Manihari Sub division 
By Order of the High Court, 
V. K. Sinha, Registrar General. 


27 जनवरी 2016 
सं ० 55 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा -13 की उप - धारा (1) ( अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को 
न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को 
जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ -3 में 
उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें संहिता की धारा-261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण 
के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए 
सं ० 

शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


क्र ० 


1 . 


2 . 


3 . 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


श्री राशिद कलीम अंसारी, बि 0 प्र0 से 0, वरीय उप समाहर्ता, समस्तीपुर । 

समस्तीपुर अनुमण्डल 
श्री शम्स जावेद अंसारी, बि 0 प्र0 से 0, वरीय उप समाहर्ता, समस्तीपुर । 

समस्तीपुर अनुमण्डल 
श्री महेश कुमार दास, बि 0 प्र0 से0, वरीय उप समाहर्ता, समस्तीपुर । 

समस्तीपुर अनुमण्डल 
श्री किशोर कुमार, बि 0 प्र0 से , वरीय उप समाहर्ता, समस्तीपुर । 

समस्तीपुर अनुमण्डल 
श्रीमती मोना झा,बि 0 प्र0 से0, वरीय उप समाहर्ता, समस्तीपुर । 

समस्तीपुर अनुमण्डल 
श्री कुमार देवेन्द्र प्रोज्जवल , बि 0 प्र0 से0, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, समस्तीपुर । समस्तीपुर अनुमण्डल 
श्री राजेश कुमार, बि 0 प्र0 से 0, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, पटोरी । 

पटोरी अनुमण्डल 
उच्च न्यायालय के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


5 . 


6 . 
7 . 


The 27th January, 2016 
No. 55 A — In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub -Section (1 ) of Section 
13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974 ) the executive Officers named in column no. 2 
of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year 
with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in 
column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 
1981 , which they can competently try under the code of Criminal Procedure , 1973 . 

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial 
Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION 
ACT, 1981 , as are covered by Section 261 of the Cr.P.C. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which 
they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 
SI. Name of Officer with designation and place of posting 

Jurisdiction for which 
No. 

Powers are vested 
1 2 

3 
1 . Sri Rashid Kalim Ansari, B.A.S. Senior Deputy Collector, Samastipur Samastipur Subdivision 

Sri Samas Javed Ansari, B.A.S. Senior Deputy Collector , Samastipur Samastipur Subdivision 


2 . 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


w 


Si. 
No. 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 


Name of Officer with designation and place of posting 

Jurisdiction for which 

Powers are vested 
Sri Mahesh Kumar Das , B.A.S. Senior Deputy Collector, Samastipur Samastipur Subdivision 
Sri Kishore Kumar, B.A.S. Senior Deputy Collector, Samastipur Samastipur Subdivision 
Smt.Mona Jha , Senior Deputy Collector, Samastipur 

Samastipur Subdivision 
Sri Kumar Devendra Projewal, B.A.S. S.D.M., Samastipur 

Samastipur Subdivision 
Sri Rajesh Kumar , B.A.S. S.D.O., Patori 

Patori Subdivision 
By Order of the High Court, 
V. K. Sinha , Registrar General. 


27 जनवरी 2016 
सं ० 56 नि0- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा -13 की उप - धारा (1) ( अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को 
न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को 
जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ -3 में 
उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें संहिता की धारा -261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम , 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण 
के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए 
सं ० 

शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


क्र ० 


1 . 


2 . 


3 . 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


मोतिहारी अनुमण्डल 
मोतिहारी अनुमण्डल 
रक्सौल अनुमण्डल 
रक्सौल अनुमण्डल 


7 . 


8 . 


9 . 


मो 0 अरशद अली, अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण । 

पूर्वी चम्पारण , 

मोतिहारी 
श्री सुनील कुमार , जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण । 

पूर्वी चम्पारण , मोतिहारी 
श्री दुर्गेश कुमार , निदेशक , लेखा प्रशासन , जि 0 ग्रा 0 वि 0 अभि 0, मोतिहारी । पूर्वी चम्पारण , मोतिहारी 
श्री सुधीर कुमार, वरीय उप समाहर्ता, मोतिहारी । 

पूर्वी चम्पारण , मोतिहारी 
श्री रजनीश लाल, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मोतिहारी । 
श्री कुमार मंगलम ,भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मोतिहारी । 
श्री प्रकाश, अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल । 
श्री अरूण प्रकाश, भूमि सुधार उप समाहर्ता, रक्सौल । 
श्री मनोज कुमार रजक , अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना । 

सिकरहना अनुमण्डल 
10. | श्री वीरेन्द्र कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिकरहना । 

सिकरहना अनुमण्डल 
11. श्री शैलेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल । 

पकड़ीदयाल अनुमण्डल 
12. | श्री राहुल कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पकड़ीदयाल । 

पकड़ीदयाल अनुमण्डल 
13. | श्री चित्रगुप्त कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया । 

श्री आशीष नारायण, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चकिया । 
15. | श्री विजय कुमार पाण्डेय , अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज । 
16. | श्री सृष्टि राज सिन्हा, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरेराज । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


14. 


चकिया अनुमण्डल 
चकिया अनुमण्डल 
अरेराज अनुमण्डल 
अरेराज अनुमण्डल 


The 27th January, 2016 
No. 56 A - In exercise of powers conferred uponthe High Court under Sub- Section (1 ) of Section 
13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officers named in column no . 2 
of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year 
with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in 


14 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


column no . 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 
1981 , which they can competently try under the code of Criminal Procedure, 1973. 

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to 
try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered 
by Section 261 of the Cr.P.C. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been 
authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 

SI. Name of Officer with designation and place of posting Jurisdiction for which 
No. 

Powers are vested 
1 2 

3 
1 . Md. Arsad Ali , Deputy Collector, East Champaran , Motihari 

Motihari 
2 . Sri Sunil Kumar, District Panchyati Raj Officer, 

Motihari 
East Champaran , Motihari 
3 . Sri Drugesh Kumar, Director, Accounts Administration , 

Motihari 
District Rural Development Agency ,Motihari 
4 . Sri Sudhir Kumar, Senior Deputy Collector ,Motihari 

Motihari 
5 . Sri Rajnish Lal S.D.O., Sadar, Motihari 

Motihari Subdivision 
6 . Sri Kumar Mangalam , L.R.D.C., Sadar , Motihari 

Motihari Subdivision 
7 . Sri Prakash , S.D.O., Raxual 

Raxual Subdivision 
Sri Arun Prakash , L.R.D.C., Raxual 

Raxual Subdivision 
9 . Sri Manoj Kumar Rajak , S.D.O., Sikrahana 

Sikrahana Subdivision 
10. | Sri Virendra Kumar, L.R.D.C., Sikrahana 

Sikrahana Subdivision 
11. | Sri Shailesh Kumar, S.D.O., Pakridayal 

Pakridayal Subdivision 
12. | Sri Rahual Kumar , L.R.D.C. , Pakridayal 

Pakridayal Subdivision 
13. Sri ChitraguptKumar, S.D.O., Chakia 

Chakia Subdivision 
14. Sri Ashish Narayan , L.R.D.C., Chakia 

Chakia Subdivision 
15. Sri Vijay Kumar PandeyS.D.O ., Areraj 

Areraj Subdivision 
16. Sri Sristi Raj Sinha L.R.D.C., Areraj 

Areraj Subdivision 
By Order of the High Court, 
V. K. Sinha, Registrar General. 


8 . 


2 


29 जनवरी 2016 
सं ० 62 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा -11 की उप - धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित मुंसिफ ( असैनिक न्यायाधीश , 
कनीय कोटि ) को स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
भी प्रदान की जाती है । 

क्र ० पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जिला का नाम 
सं ० 
1 

3 
श्री घनश्याम सिंह, मुंसिफ , नरकटियागंज । 

श्चिमी चम्पारण 
श्री संदीप सिंह , मुंसिफ , बक्सर । 

बक्सर 
श्री भौलेंद्र कुमार सिंह, मुंसिफ , सहरसा । 

सहरसा 
श्री विमलेंदु कुमार, मुंसिफ , बखरी । 

बेगूसराय 
श्री रोहित श्रीवास्तव, मुंसिफ , भाहपुर, पटोरी । 

समस्तीपुर 
श्री राजेश कुमार, मुंसिफ , बिक्रमगंज । 

रोहतास 
उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , महानिबंधक । 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


15 


The 29th January, 2016 
No. 62 A — In exercise of the powers conferred under Sub - Section ( 3) of Section 11 of the Code 
of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon the Munsifs (Civil 
Judge , Junior Division ) named in column no . 2 of the table given below , the powers of a Judicial 
Magistrate of the 1st Class also for the district noted against their respective names in column no.3 
of the table . 

SI. Name of Officers with designation and present Name of the 
No. place of posting with judgeship 

District 
2 

3 
Sri Ghanshyam Singh , Munsif , Narkatiyaganj West Champaran 
2 Sri Sandeep Singh , Munsif, Buxar 

Buxar 
3 Sri Shailendra Kumar Singh , Munsif, Saharsa 

Saharsa 
4 Sri Vimlendu Kumar , Munsif , Bakhari 

Begusarai 
5 Sri Rohit Srivastav , Munsif , Shahpur Patori 

Samastipur 
6 Sri Rajesh Kumar, Munsif , Bikramganj 

Rohtas 
By Order of the High Court, 
V. K. Sinha, Registrar General. 


1 


1 


29 जनवरी 2016 
सं ० 63 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा -11 की उप - धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित परिक्षेमान, असैनिक न्यायाधीश 
( कनीय कोटि) को स्तंभ -3 में उनकी नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 
क्र ० सं ० पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जिला का नाम 
2 

3 
श्रीमति माध्वी सिंह परिक्षेमान, असैनिक न्यायाधीश ( कनीय कोटि), पटना । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


1 


1 . 


पटना 


The 29th January, 2016 
No. 63 A - In exercise of the powers conferred under Sub- Section ( 3 ) of Section 11 of the Code 
of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon the Probationary 
Civil Judge (Junior Division ) named in column no . 2 of the table given below , the powers of a Judicial 
Magistrate of the 2nd Class for the Districtnoted against her name in column no . 3 of the table . 
| SI . No Name of Officer with designation and present place of Name of the 
posting with judgeship 

District 
1 2 

3 
1 . Ms. Madhvi Singh , Probationary Civil Jude (Junior Division ), Patna Patna 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha , Registrar General. 


30 जनवरी 2016 
सं ० 64 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा -13 की उप - धारा (1) ( अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को 
न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को 
जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ -3 में 
उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 


16 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


उन्हें संहिता की धारा -261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम , 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण 
के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 
क्र ० संव पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए 

शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


1 . 


2 . 


3 . 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


श्री अमरेन्द्र कुमार , अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम । 
श्री उपेन्द्र कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सासाराम । 
श्री गयन कुमार राम, वरीय उप समाहर्ता, सासाराम । 
श्री पंकज पटेल , अनुमंडल पदाधिकारी, डिहरी । 
श्री राजा रामचन्द्र राम, भूमि सुधार उप समाहर्ता, डिहरी । 
श्री अखिलेश कुमार भार्मा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, डिहरी । 
श्री राजेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज । 
श्री शशि शेखर , भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिक्रमगंज । 
श्री इश्टदेव महादेव , वरीय उप समाहर्ता, बिक्रमगंज । 


6 . 


सासाराम अनुमंडल 
सासाराम अनुमंडल 
सासाराम अनुमंडल 
डिहरी अनुमंडल 
डिहरी अनुमंडल 
डिहरी अनुमंडल 
बिक्रमगंज अनुमंडल 
बिक्रमगंज अनुमंडल 

बिक्रमगंज अनुमंडल 
उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , महानिबंधक । 


7 . 


8 . 


9 . 


The 30th January, 2016 
No. 64 A- In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub - Section ( 1) of 
Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974 ) the executive Officers named in 
column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period 
of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against 
their names in column no . 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF 
EXAMINATION ACT , 1981 , which they can competently try under the code of Criminal Procedure , 
1973 . 

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to 
try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT , 1981 , as are covered 
by Section 261 of the Cr.P.C. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been 
authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 
Sl. No. Name of Officer with designation and place of posting Jurisdiction for which 

Powers are vested 
1 2 

3 
1 . Sri Amrendra Kumar, S.D.O., Sasaram 

Rohtas at Sasaram Subdivision 
2 . Sri Upendra Kumar, L.R.D.C., Sasaram 

Rohtas at Sasaram Subdivision 
3 . Sri Gayan Kumar Ram , Senior Deputy Collector, Sasaram Rohtas at Sasaram Subdivision 
4 . Sri Pankaj Patel, S.D.O., Dehri 

Dehri Subdivision 
5 . Sri Raja Ramchandra Ram , L.R.D.C., Dehri 

Dehri Subdivision 
6 . Sri Akhilesh Kumar Sharma, Executive Magistrate , Dehri 

Dehri Subdivision 
7 . Sri Rajesh Kumar, S.D.O., Bikramganj 

Bikramganj Subdivision 
8 . Sri Shashi Shekhar, L.R.D.C., Bikramganj 

Bikramganj Subdivision 
9 . Sri Eastdev Mahadev ,Senior Deputy Collector, Bikramganj Bikramganj Subdivision 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha , Registrar General. 


बिहार गजट, 20 अप्रील 2016 


17 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

13 अप्रील 2016 
सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-45 / 2008-1469वाकर - श्री उपेन्द्र प्रसाद , वाणिज्य - कर सहायक 
आयुक्त, भागलपुर अंचल , भागलपुर को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , 
प्रभारी, भागलपुर अंचल , भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


खान एवं भूतत्व विभाग 


अधिसूचना 

10 मार्च 2016 
सं ० 01 बी ० एम ० डी०-180-17 / 99-808 - एम ० - बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के निदेशक 
पर्षद् को तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निम्नांकित रूप से गठित किया जाता है 
1. श्री चैतन्य प्रसाद , प्रधान सचिव , खान एवं भूतत्व विभाग , बिहार , पटना 

--अध्यक्ष 
2. श्री चैतन्य प्रसाद , प्रबंध निदेशक , 
बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड , बिहार , पटना 

--सरकारी सदस्य 
3. श्री पंकज कुमार सिंह , उद्योग निदेशक , बिहार , पटना 

--सरकारी सदस्य 
श्री एच ० आर ० श्रीनिवास , सचिव ( संसाधान ) , वित्त विभाग , बिहार , पटना 

--सरकारी सदस्य 
5. श्री डी ० के ० शुक्ला, प्रधान मुख्य वन संरक्षक , पर्यावरण एवं वन विभाग , 
बिहार , पटना 

--सरकारी सदस्य 
2. एतद् संबंधी पूर्व निर्गत अधिसूचनाएँ विलोपित की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
सुशील कुमार , अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 5-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


18 


बिहार गजट, 20 अप्रील 2016 


भाग-2 
बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम 

आदेश , अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


पटना उच्च न्यायालय, पटना 


शुद्धि - पत्र 

11 जनवरी 2016 
सं ० 1800-1813 — न्यायालय के अधिसूचना संख्या 411 नि 0 दिनांक 08.08.2013, जिसका संबंध परिक्षेमान असैनिक 
न्यायाधीश (कनीय कोटि ) को राज्य के विभिन्न न्यायमंडल में पदस्थपना से है को निम्नलिखित मद में शुद्ध किया जाता है 

1. तालिका में क्रमांक संख्या 133 के स्तम्भ संख्या 2 में लिखे पदाधिकारी का नाम श्रीमति दिव्या मीता को श्रीमति 
दिव्या मीता पढ़ा जाएगा । 
शेष प्रविष्टियाँ पूर्वत रहेंगी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 

The 11 " January, 2016 
No. 1800-1813 — Court s Notification No. 411A dated 08.08.2013 so far as it relates to posting of 
Probationary Civil Judge (Junior Division ), at different judgeships across the state , stands corrected in the 
following terms. 

1. Name of the officer, namely Smt. Divya Meeta mentioned at serial no . 133 in column no. 2 
of the table shall be read as Smt. Divya Mita . 
Remaining entries of the notification shall remain unchanged 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha , Registrar General. 


18 जनवरी 2016 


सं ० 3633-3651 - न्यायालय के अधिसूचना संख्या 29 नि 0 दिनांक 11.01.2016 , जो ज्ञापंक संख्या 2016-2034 
दिनांक 11.01.2016 के द्वारा निर्गत किया गया , जिसका संबंध श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तवा |, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
सासाराम के पदस्थपना से है को निम्नलिखित मद में शुद्ध किया जाता है 

1. उपर्युक्त अधिसूचना में पंक्ति संख्या 3 और 4 में लिखे पदाधिकारी के पद का नाम निबंधक ( आइ 
टी ) -सह - सी 0 पी 0 सी 0 को प्रभारी निबंधक ( आइ टी ) -सह - सी 0 पी 0 सी 0 पढ़ा जाएगा । 
शेष प्रविष्टियाँ पूर्वत रहेंगी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 

The 18h January, 2016 
No. 3633-3651 — Court s Notification No. 29 A dated 11.01.2016 issued vide Memo No. 2016 
2034 dated 11.01.2016 , so far as it relates to transfer and posting of Sri Om Prakash Srivastava I, 
Additional District and Sessions Judge , Sasaram stands modified in the following terms: 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


19 


1. Name of the designation Registrar ( IT ) -cum -CPC mentioned in third and fourth line shall be 
read as Registrar (IT ) In charge -cum - CPC f the aforesaid notification . 
Remaining entries shall be unchanged . 

By Order of the High Court, 
V. K. Sinha , Registrar General. 


मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग 


कार्यालय आदेश 

23 जनवरी 2016 
सं० 1 / मु 0 अ0-( अनु०) 16-01 / 15-257- श्री गौतम कुमार, पुत्र स्वर्गीय सुरेश कुमार, मोहर्रिर , मो 0 - तेजप्रताप 
नगर, पो 0 - अनिसाबाद, थाना - बेउर, जिला -पटना को जिलाधिकारी - सह - अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, पटना की अध्यक्षता 
में सम्पन्न अनुकम्पा समिति की अनुशंसा जो स्थापना उपसमाहर्ता, पटना के पत्रांक- 23 स्था 0 दिनांक 04.01.2016 के द्वारा 
प्राप्त हुई है के क्रमांक -38 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर वर्ग -3 ( ग ) में नियुक्ति के अनुशंसा के आलोक में वेतन बैंड 
पी 0वी0- | - वेतनमान रू 0 5200-20200 / -ग्रेड वेतन -1900 / - में समय - समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित 
निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त करते हुए पुनपुन बाढ़ सुरक्षा अंचल , अनिसाबाद, पटना में पदस्थापित किया जाता है । 

2. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है । अगर इसके पूर्व इस संवर्ग में नियुक्त कोई उम्मीदवार संबंधित पदाधिकारी 
के अधीन है तो इसकी वरीयता उसके बाद होगी । 

3. मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण - पोषण का दायित्व श्री गौतम कुमार 
पर होगा । उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गम्भीर कदाचार माना जायेगा जिसके लिए उनके 
विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी । अनुकम्पा पर नियुक्त कर्मी को उनको प्राप्त होने वाले मासिक वेतन का 
न्यूनतम 25 (पच्चीस) प्रतिशत मृतक के पति / पत्नी को प्रतिमाह देना अनिवार्य होगा । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के 
ज्ञाप संख्या 13293 दिनांक 5.10.1991 के तहत नियुक्त कर्मचारी से एतत् संबंधी तथा तिलक दहेज नहीं लेने - देने का घोषणा 
पत्र योगदान के समय समर्पित करना होगा । 

4. यह नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि श्री गौतम कुमार को दो महीने के अन्दर कम्प्युटर प्रशिक्षण लेना 
अनिवार्य है । प्रशिक्षण के उपरान्त Successful Training Completion Certificate कार्यालय को समर्पित करना होगा । 

5. अगर उम्मीदवार की नियुक्ति आरक्षित कोटि के रोस्टर विन्दु पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को 
अग्रणित कर दिया जायेगा । 

6. नियुक्त पद पर योगदान करते समय श्री गौतम कुमार को शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, असैनिक 
शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । 

7. नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पटना से कराने के पश्चात ही वेतनादि का 
भुगतान किया जायेगा । 

8. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

9. किसी तरह की गलत सूचना तथा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेने पर सेवा से विमुक्त 
किया जा सकता है तथा नियमानुसार अन्य समुचित कार्रवाई की जायेगी । 

10. इन्हें विभाग द्वारा आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेना होगा । इन्हें इसके लिए 
यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

आदेश से, 
हरिनारायण, मुख्य अभियन्ता । 


कार्यालय आदेश 

23 जनवरी 2016 
सं ० 1 / मु0 अ0- ( अनु०) 16-01 / 15-258— श्रीमती सोनी कुमारी, पत्नी स्वर्गीय प्रणव किशोर, निम्नवर्गीय लिपिक , 
अनाथालय रोड, कटिहार , वार्ड नं0–21, थाना +जिला- कटिहार - पत्राचार का पता – श्रीमती सोनी कुमारी, मझली चौक, चुनापुर 
रोड, मधुबनी, पूर्णिया, जिला - पूर्णिया को जिलाधिकारी - सह - अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति , पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न 
अनुकम्पा समिति की अनुशंसा जो स्थापना उपसमाहर्ता, पटना के पत्रांक- 23 स्था 0 दिनांक- 04.01.2016 के द्वारा प्राप्त हुई 
है के क्रमांक -37 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर वर्ग- 3 ( ग ) में नियुक्ति के अनुशंसा के आलोक में वेतन बैंड पी 0 वी0- | 


20 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


वेतनमान रू0 5200-20200 / -ग्रेड वेतन -1900 / - में समय - समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लिपिक 
के पद पर नियुक्त करते हुए रूपांकण आयोजन एवं मोनेटरिंग अंचल , पटना में पदस्थापित किया जाता है । 

2. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है । अगर इसके पूर्व इस संवर्ग में नियुक्त कोई उम्मीदवार संबंधित पदाधिकारी 
के अधीन है तो इसकी वरीयता उसके बाद होगी । 

3. मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण पोषण का दायित्व श्रीमती सोनी कुमारी 
पर होगा । उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गम्भीर कदाचार माना जायेगा जिसके लिए उनके 
विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी । अनुकम्पा पर नियुक्त कर्मी को उनको प्राप्त होने वाले मासिक वेतन का 
न्यूनतम 25 (पच्चीस) प्रतिशत मृतक के पति / पत्नी को प्रतिमाह देना अनिवार्य होगा । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के 
ज्ञाप संख्या 13293 दिनांक 5.10.1991 के तहत नियुक्त कर्मचारी से एतत् संबंधी तथा तिलक दहेज नहीं लेने - देने का घोषणा 
पत्र योगदान के समय समर्पित करना होगा । 

4. यह नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि श्रीमती सोनी कुमारी को दो महीने के अन्दर कम्प्युटर प्रशिक्षण 
लेना अनिवार्य है । प्रशिक्षण के उपरान्त Successful Training Completion Certificate कार्यालय को समर्पित करना 


होगा । 


अगर उम्मीदवार की नियुक्ति आरक्षित कोटि के रोस्टर विन्दु पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को 
अग्रणित कर दिया जायेगा । 

6. नियुक्त पद पर योगदान करते समय श्रीमती सोनी कुमारी को शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, असैनिक 
शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । 

7. नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग , पटना से कराने के पश्चात ही वेतनादि का 
भुगतान किया जायेगा । 

योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

9. किसी तरह की गलत सूचना तथा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेने पर सेवा से विमुक्त 
किया जा सकता है तथा नियमानुसार अन्य समुचित कार्रवाई की जायेगी । 

10. इन्हें विभाग द्वारा आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेना होगा । इन्हें इसके लिए 
यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

आदेश से . 
हरिनारायण , मुख्य अभियन्ता । 


पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना 


1 . 


क्र ० 


अधिसूचना 

11 दिसम्बर 2015 
सं 0 एन 0 एच0-21 / विविध - 01-54 / 2011 (खंड -1) 10838( S ) — सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार 
की गजट अधिसूचना सं0-1514(अ0) दिनांक 10.06.2015 द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित राजमार्ग जिन्हें राजमार्ग के रूप में 
अधिघोषित करते हुए इनके विकास एवं रख - रखाव करने हेतु बिहार राज्य सरकार को सौंपा गया है, का अधिग्रहण राष्ट्रीय 
उच्च पथ उपभाग के अंतर्गत किया जा रहा है : 
रा ० रा ० सं ० 

राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण 
( क ) 333 बी बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-33 ( पूर्व नामित राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-80 ) के साथ मुंगेर पर 

अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और राष्ट्रीय राजमार्ग-31 के साथ अपने जंक्शन पर खगड़िया 

पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
( ख ) 133 बी झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-33 ( पूर्व नामित राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-80) के साथ 

साहिबगंज पर अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग -131 ए के 

साथ अपने जंक्शन पर मनिहारी पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
2. उल्लिखित पथों, यथा - कंडिका -1 क एवं ख का विकास / रख - रखाव राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग के अंतर्गत 
प्रमंडलों द्वारा निम्न प्रकार किया जाएगाः 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


21 


2 . 


7.50 


क्र ० रारा. सं ० पथांश का विवरण 

लम्बाई राष्ट्रीय उच्च पथ 
( नई सं 0 ) 

(कि 0 मी ) 

प्रमंडल का नाम 
1 . 333 बी बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-33 ( पूर्व नामित राष्ट्रीय राजमार्ग 
18.36 खगडिया 

सं0-80 ) के साथ मुंगेर पर अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और 
राष्ट्रीय राजमार्ग -31 के साथ अपने जंक्शन पर खगड़िया पर 

समाप्त होने वाला राजमार्ग ( कि 0 मी 0 0.00 से कि 0 मी 0 18.36 तक ) । 
133 बी झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-33 (पूर्व नामित राष्ट्रीय राजमार्ग 

पूणियाँ 
सं0-80 ) के साथ साहिबगंज पर अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर 
और बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग -131 ए के साथ अपने जंक्शन 
पर मनिहारी पर समाप्त होने 

समाप्त होने वाला राजमार्ग(कि 0 मी 0 8.50 
( झारखंड- बिहार सीमा) से कि 0 मी 0 16.00 तक ) । 
3. यह आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 

4. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अपने क्षेत्राधिकार के अधीन पड़ने वाले उपरोक्त राजमार्ग (यथा 
कंडिका -1 क से ख ) के पथांश को राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग के संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को हस्तांतरित 
कर देगें । 

5. उल्लिखित पथों ( यथा कंडिका -1 क से ख ) में चालू योजनाओं का कार्यान्वयन चालू कार्य पूरा होने तक पथ 
निर्माण विभाग के संबंधित प्रमंडल / अंचल / उपभाग द्वारा संपादित किया जाएगा तथा प्रगतिशील कार्य पूर्णतः समाप्त होने के 
तुरन्त बाद इन्हें राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग से संबंधित प्रमंडल को हस्तांतरित कर दिया जाएगा । 

6. उल्लिखित पथों (यथा कंडिका -1 क से ख ) से संबंधित पूर्व का कोई भी दायित्व राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग 
का नहीं होगा । 

आदेश से, 
( ह ० ) अस्पष्ट , अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ,5-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


22 


बिहार गजट, 20 अप्रील 2016 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचनाएं 
10 फरवरी 2016 


सं ० 8 / आ o( राज 0 नि 0) -1-49 / 2013-788 — श्री उदय कांत मिश्र, तत्कालीन प्रभारी जिला अवर निबंधक , सिवान 
सम्प्रति अवर निबंधक , सूर्यगढ़ा ( लखीसराय) के विरूद्ध विभागीय दिशा निर्देश का पालन नही करना, कार्यालय प्रबंधन में 
शिथिलता बरतने, कार्यो में शिथिलता, जिला निबंधक - सह - समाहर्ता द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन नही करना, बिना 
सक्षम पदाधिकारी के स्वीकृति के निजी अधिवक्ता से विधित राय प्राप्त करना, विभागीय कार्य में अभिरूचि नही लेना तथा 
सरकारी राजस्व संग्रहण में कमी आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या -4507 दिनांक 16.10.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही 
संचालित की गयी । 

2. संचालन पदाधिकारी सहायक निबंधन महानिरीक्षक (मुख्यालय) के पत्रांक -1763 दिनांक 26.05.2015 द्वारा 
विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया है , जिसमें आरोपित पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही 
में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय नियमों की जानकारी नही होने , कार्यालय नियंत्रण में कमी तथा कार्य के प्रति 
शिथिलता का आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित बताया गया है । 

3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक -3182 दिनांक 08.07.2015 
द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी । 

4. श्री उदय कांत मिश्र, अवर निबंधक , सूर्यगढ़ा ने अपने पत्रांक -117 दिनांक 27.07.2015 द्वारा अपना बचाव बयान 
विभाग में समर्पित किया गया । जिसमें आरोप को बेबुनियाद बताते हुए आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया । 

5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री मिश्र के द्वारा समर्पित बचाव बयान के समीक्षोपरांत द्वितीय बचाव 
बयान को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 
के नियम -14 ( vi) के तहत् वृहद दण्ड के रूप में तीन वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का निर्णय लिया गया , 
जिस पर बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया गया है । 

विभागीय पत्रांक -4193 दिनांक 10.09.2015 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध 
किया गया । बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आपने पत्रांक -2460 दिनांक 12.01.2016 द्वारा संसूचित किया गया है कि 
सम्यक विचारोपरांत आयोग विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त किया गया है । 

7. अतएव पूर्ण विचारोपरांत बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से सहमत होते हुए श्री उदय कांत मिश्र, तत्कालीन 
जिला अवर निबंधक, सिवान को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


23 


के नियम -14 ( vi) के तहत् 03 ( तीन) वार्षिक वेतनवृद्धियाँ को संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध किया जाता है । 
8. इस प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज , विशेष सचिव । 


15 फरवरी 2016 


सं ० 8 / आरोप ( राज 0 उ0 )-2-32 / 2012-857 – श्री किशोर कुमार साह, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, जहानाबाद 
सम्प्रति अधीक्षक उत्पाद, सुपौल के कर्त्तव्य काल में उनके विरूद्ध मुख्यालय से अनुपस्थित रहने , उच्चाधिकारी के आदेश की 
अवहेलना, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता, हठधर्मिता, अवैध मादक पदार्थों की बिक्री में संलिप्तता, सरकारी राजस्व की क्षति , 
जिला स्तर की बैठकों में भाग नही लेना, राजस्व वसूली में उदासीनता आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या -4654 
दिनांक 30.12.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

2. संचालन पदाधिकारी विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक -514 दिनांक 10.11.2014 द्वारा विभागीय 
कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया है, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा निष्कर्षित किया गया है कि 
आरोप संख्या -05 एवं 06 को पूर्णतः प्रमाणित नही तथा 01 , 02, 04 को पूर्णतः प्रमाणित एवं 03 को कारोबारियों के साथ 
संलिप्तता को छोड़कर प्रमाणित बतलाया गया है । 

3. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक -5264 दिनांक 23.12.2014 
द्वारा श्री साह से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी । 

4. श्री साह द्वारा पत्रांक -19 दिनांक 05.01.2015 द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया है । 
श्री साह द्वारा अपने बचाव बयान में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन को अमान्य बताया गया है । जिसका कोई ठोस 
आधार न होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया । 

5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री मिश्र के द्वारा समर्पित बचाव बयान के समीक्षोपरांत द्वितीय बचाव 
बयान को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 
के नियम -14 (vi) के तहत् वृहद दण्ड के रूप में दो वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का निर्णय लिया गया , 
जिस पर बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया गया है । 

6. विभागीय पत्रांक -1916 दिनांक 28.04.2015 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराने हेतु 
अनुरोध किया गया । बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा अपने पत्रांक -2458 दिनांक 12.01.2016 द्वारा संसूचित किया गया 
है कि सम्यक विचारोपरांत आयोग विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त किया गया है । 

7. अतएव पूर्ण विचारोपरांत बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से सहमत होते हुए श्री किशोर कुमार साह को 
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम -14 (vi) के तहत् 02 
( दो ) वार्षिक वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध किया जाता है । 
8. इस प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

अभय राज, विशेष सचिव । 


17 फरवरी 2016 
सं ० 8 / आ 0 ( राज 0 नि 0) -1-34 / 2014-886 — विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना के पत्रांक -1192 दिनांक 
02.09.2014 के द्वारा श्री अजय कृष्ण मिश्र, तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक , मगध प्रमण्डल , गया के विरूद्ध 
अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन के मामल में दायर प्राथमिकी संख्या -3 / 14 दिनांक 27.08.2014 भ्र0 नि 0 अधि 0 1988 की धारा-13 ( 2) 
सह पठित (13) (ई 0 ) के तहत दर्ज किये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या -3808 दिनांक 25.09.2014 द्वारा बिहार 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 9 (i) (ग ) में निहित प्रावधान के अंतर्गत तत्काल 
प्रभाव से निलंबित किया गया है । 

2. श्री मिश्र के निलंबन की अवधि 12 माह से अधिक की हो गयी है । 
3. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित है, परंतु विभागीय कार्यवाही पूर्ण नही हो सकी है । 


24 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


4. उनके अभ्यावेदन पर निलंबत अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 
2005 के नियम 10 (1 ) (i) के निहित प्रावधान के अंतर्गत पूर्व से निर्गत 50 प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ता में वृद्धि करते हुए 
आदेश निर्गत की तिथि से 75 प्रतिशत किया जाता है । 
5. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज, विशेष सचिव । 


2 मार्च 2016 
सं ० 8 / आ o (राज 0 नि 0) -1-33 / 2014-1215 — निगरानी अन्वेषण व्यूरो, बिहार , पटना के पत्रांक -2198 दिनांक 
28.08.2014 के द्वारा श्री राम प्रवेश चौहान, तत्का0 अवर निबंधक , हिलसा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक 
हिरासत में भेजे जाने की सूचना पर विभागीय अधिसूचना सं0-3718 दिनांक 3.9.2014 द्वारा दिनांक 26.08.2014 के प्रभाव से 
निलंबित किया गया है । विभागीय अधिसूचना सं0-5080 दिनांक 21.11.2014 द्वारा न्यायिक हिरासत से रिहा होने के करण 
निलंबन से मुक्त करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0-5083 दिनांक 21.11.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, 
नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 9(3) (ii) में निहित प्रावधान के अंतर्गत 9 (i)( क )(ग ) के 
आलोक में पुनः निलंबित किया गया है । 

2. श्री चौहान के निलंबन की अवधि 12 माह से अधिक की हो गयी है । 

3. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित है, परंतु विभागीय 
कार्यवाही पूर्ण नही हो सकी है । 

4. उनके अभ्यावेदन पर निलंबन अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 
2005 के नियम 10 (1) (i) के निहित प्रावधान के अंतर्गत पूर्व से निर्गत 50 प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ता में वृद्धि करते हुए 
आदेश निर्गत की तिथि से 75 प्रतिशत किया जाता है । 
इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

अभय राज , विशेष सचिव । 


5 मार्च 2016 
सं ० I / एम1-707 / 2009-1257 — श्री अरविन्द कुमार खाँ , तत्कालीन अवर निबंधक , शेरघाटी, सम्प्रति अनिवार्य 
सेवानिवृत्त जिनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-1585 दिनांक 27.05.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी 
तथा उसके आधार पर अधिसूचना सं0-4234 दिनांक 15.09.2015 द्वारा संसूचित दण्ड " चेतावनी " के स्थान पर "निन्दन " 
प्रतिस्थापित किया जाता है । 

2. निलंबन अवधि दिनांक 15.02.2011 से 26.09.2011 में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं 
होगा के रूप में विनियमित किया जाता है । 
3. इस पर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से. 

अभय राज, विशेष सचिव । 


सं ० 8 / आ O (राज0 उ0 ) -2-22 / 2015-1501 


संकल्प 

17 मार्च 2016 
चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि श्री सुधीर कुमार झा , प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, 
कैमूर, भभुआ के विरूद्ध कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं Representation of Peoples Act, 1951 का उल्लंघन, विभागीय 
दायित्वों का सही ढंग से निर्वाहन नहीं किया जाना एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 का उल्लंघन करने 
आदि आरोप विनिर्दिष्ट है । जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र क में वर्णित है । 

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री सुधीर कुमार झा , अधीक्षक उत्पाद , भभूआ के विरूद्ध 
संलग्न प्रपत्र क में विनिर्दिष्ट आरोपों के जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


25 


नियमावली 2005 के नियम 17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय । इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्री 
अभय राज, विशेष सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

3. श्री सुधीर कुमार झा के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में उपायुक्त उत्पाद, पटना प्रमंडल को प्रस्तुतिकरण 
पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

श्री सुधीर कुमार झा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि 
संचालन पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय 

तथा इसकी प्रति आरोप पत्र प्रपत्र क के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी एवं श्री सुधीर कुमार झा को भी उपलब्ध करा दिया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
जगदीश गहलौत, अवर सचिव । 


सं ० 8 / आ 0 ( राज 0 उ 0)-2-07 / 2015-1513 


संकल्प 

17 मार्च 2016 
विभागीय संकल्प संख्या-368 दिनांक 20.01.2016 द्वारा श्री अजय कुमार दास, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद , मुंगेर, 
सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर के स्थान पर 
प्रशाखा पदाधिकारी ( प्रशाखा -8 राजपत्रित आरोप) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

2. शेष यथावत रहेंगे । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय 

तथा इसकी प्रति आरोप पत्र प्रपत्र क के साथ संचालन पदाधिकारी , प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी एवं श्री अजय कुमार दास को उपलब्ध करा दिया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज, विशेष सचिव । 


सं ० 8 / आ o ( राज0 उ0)-2-11 / 2015-1540 


( 3) मो ० 


संकल्प 

18 मार्च 2016 
विभागीय संकल्प संख्या -335 दिनांक 19.01.2016 द्वारा सर्वश्री (1) अश्विनी कुमार ( 2) बिनोद कुमार झा 
तारिक महम्मूद (4) सुनील कुमार एवं (5 ) राम सुन्दर प्रसाद , तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद / निरीक्षक उत्पाद, मुगेर के विरूद्ध 
सम्मिलित विभागीय कार्यवाही संचालित है । विभागीय जाँच आयुक्त - सह - संचालन पदाधिकारी, बिहार, पटना के पत्रांक -35 
दिनांक 27.01.2016 के आलोक में उक्त संकल्प को संशोधित करते हुए श्री सुनील कुमार , तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक उत्पाद , 
मुंगेर सम्प्रति प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को सम्मिलित विभागीय कार्यवाही से 
अलग की जाती है । 

2. अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर के स्थान पर प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा -8 राजपत्रित आरोप) को प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

संकल्प के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय 

तथा इसकी प्रति आरोप पत्र प्रपत्र क के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी एवं सुनील कुमार, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर सम्प्रति प्रभारी 
अधीक्षक उत्पाद , औरंगाबाद को भी उपलब्ध करा दिया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज, विशेष सचिव । 


26 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


सं ० 8 / आ o ( राज 0 उ 0 ) -2-08 / 2015-1541 


. 


संकल्प 

18 मार्च 2016 
विभागीय संकल्प संख्या -335 दिनांक 19.01.2016 द्वारा सर्वश्री (1) अश्विनी कुमार ( 2) बिनोद कुमार झा (3) मो 0 
तारिक महम्मूद (4) सुनील कुमार एवं (5) राम सुन्दर प्रसाद , तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद / निरीक्षक उत्पाद, मुगेर के विरूद्ध 
सम्मिलित विभागीय कार्यवाही संचालित है । विभागीय जाँच आयुक्त - सह - संचालन पदाधिकारी, बिहार , पटना के पत्रांक -35 
दिनांक 27.01.2016 के आलोक में उक्त संकल्प को संशोधित करते हुए श्री तारिक महम्मूद, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर 
सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में ( मुख्यालय) के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को सम्मिलित विभागीय कार्यवाही से 
अलग की जाती है । 

2. अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर के स्थान पर प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा -8 राजपत्रित आरोप) को प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

3. संकल्प के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय 

तथा इसकी प्रति आरोप पत्र प्रपत्र क के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी एवं श्री तारिक महम्मूद, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद , मुंगेर सम्प्रति पदस्थापन की 
प्रतीक्षा में (मुख्यालय) को भी उपलब्ध करा दिया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज, विशेष सचिव । 


सं ० 8 / आ o ( राज0 उ 0) -2-09 / 2015-1542 


संकल्प 

18 मार्च 2016 
विभागीय संकल्प संख्या -335 दिनांक 19.01.2016 द्वारा सर्वश्री (1) अश्विनी कुमार ( 2) बिनोद कुमार झा (3) मो 0 
तारिक महम्मूद (4) सुनील कुमार एवं (5) राम सुन्दर प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद / निरीक्षक उत्पाद, मुगेर के विरूद्ध 
सम्मिलित विभागीय कार्यवाही संचालित है । विभागीय जाँच आयुक्त - सह - संचालन पदाधिकारी, बिहार, पटना के पत्रांक -35 
दिनांक 27.01.2016 के आलोक में उक्त संकल्प को संशोधित करते हुए श्री बिनोद कुमार झा , तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद , 
मुंगेर सम्प्रति अधीक्षक उत्पाद, जहानाबाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को सम्मिलित विभागीय कार्यवाही से अलग 
की जाती है । 

2. अधीक्षक उत्पाद , मुंगेर के स्थान पर प्रशाखा पदाधिकारी ( प्रशाखा -8 राजपत्रित आरोप ) को प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

3. संकल्प के शेष बिन्दू यथावत रहेंगे । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय 

तथा इसकी प्रति आरोप पत्र प्रपत्र क के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी एवं श्री बिनोद कुमार झा , तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर सम्प्रति जहानाबाद 
को भी उपलब्ध करा दिया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज, विशेष सचिव । 


सं ० 8 / आ o ( राज0 उ0) -2-10 / 2014-335 


संकल्प 

19 जनवरी 2016 
चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि महालेखाकार कार्यालय, बिहार , पटना द्वारा 
पत्रांक- Rs - v / 2013-14 / 20 दिनांक 15.04.2014 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उत्पाद कार्यालय, मुंगेर में वित्तीय वर्ष 
2012-13 एवं 2013-14 में 7.57 करोड़ रूपया फर्जी चालान के माध्यम से जमा दर्शाकर राशि का गबन किया गया है । पुनः 
जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा पत्रांक -2206 दिनांक 06.08.2014 द्वारा सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


27 


- 


2011-12 में 6.85 करोड़ रू 0 फर्जी चालान के माध्यम से जमा दर्शाकर हुए गबन से वर्तमान में उक्त राशि लगभग 14 करोड़ 
रू 0 से ऊपर पहूँच गयी है । उक्त के आलोक में सर्वश्री ( 1) अश्विनी कुमार, ( 2) बिनोद कुमार झा (3) मो 0 तारिक महम्मूद (4 ) 
सुनील कुमार एवं (5) राम सुन्दर प्रसाद तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद / निरीक्षक उत्पाद मुंगेर के विरूद्ध कार्य के प्रति 
उदासीनता एवं लापरवाही के फलस्वरूप फर्जी चालान के माध्यम से सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाना, प्रशासनिक क्षमता का 
अभाव के कारण अधीनस्थ कर्मियों / कार्यालय पर प्रभावकारी नियंत्रण का अभाव एवं निजी स्वार्थ के लिए पद का दुरूपयोग 
कर अनुज्ञाधारियों को अनुचित लाभ पहुँचाकर सरकारी राजस्व का गबन करना आदि आरोप विनिर्दिष्ट है । जैसा कि संलग्न 
आरोप पत्र प्रपत्र क में वर्णित है 

अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि सभी पदाधिकारियों के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र क में 
विनिर्दिष्ट आरोपों के जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के 
नियम 17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय । इस विभागीय कार्यवाही के लिए विभागीय जॉच आयुक्त , 
बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

3. सभी आरोपी पदाधिकारियों के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में अधीक्षक उत्पाद , मुंगेर को प्रस्तुतिकरण 
पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हे । 

4. सभी आरोपी पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु 
जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय 

तथा इसकी प्रति आरोप पत्र प्रपत्र क के साथ संचालन पदाधिकारी , प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारियों को भी उपलब्ध करा दिया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

अभय राज , विशेष सचिव । 


सं ० 8 / आ o ( राज0 उ0) -2-7 / 2014-368 


संकल्प 

20 जनवरी 2016 
चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा 
पत्रांक- Rs - v / 2013-14 / 20 दिनांक 15.04.2014 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उत्पाद कार्यालय, मुंगेर में वित्तीय वर्ष 
2012-13 एवं 2013-14 में 7.57 करोड़ रूपया फर्जी चालान के माध्यम से जमा दर्शाकर राशि का गबन किया गया है । पुनः 
जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा पत्रांक-2206 दिनांक 06.08.2014 द्वारा सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 
2011-12 में 6.85 करोड़ रू 0 फर्जी चालान के माध्यम से जमा दर्शाकर हुए गबन से वर्तमान में उक्त राशि लगभग 14 
करोड़ रू 0 से ऊपर पहूँच गयी है । उक्त के आलोक में श्री अजय कुमार दास तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, मुंगेर सम्प्रति 
सेवानिवृत्त के विरूद्ध कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के फलस्वरूप फर्जी चालान के माध्यम से सरकारी राजस्व की 
क्षति पहुँचाना, प्रशासनिक क्षमता का अभाव के कारण अधीनस्थ कर्मियों / कार्यालय पर प्रभावकारी नियंत्रण का अभाव एवं 
निजी स्वार्थ के लिए पद का दुरूपयोग कर अनुज्ञाधारियों को अनुचित लाभ पहुँचाकर सरकारी राजस्व का गबन करना आदि 
आरोप विनिर्दिष्ट है । जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र क में वर्णित है । 

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री अजय कुमार दास, तत्का0 निरीक्षक उत्पाद, मुंगेर 
सम्प्रति सेवा निवृत्त के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र क में विनिर्दिष्ट आरोपों के जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार पेंशन 
नियमावली, 1950 के नियम -43 ( बी 0) के तहत् विभागीय कार्यवाही चलायी जाय । इस विभागीय कार्यवाही के लिए विभागीय 
जॉच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

3. श्री अजय कुमार दास के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर को प्रस्तुतिकरण 
पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हे । 

4. श्री अजय कुमार दास से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा 
कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय 

तथा इसकी प्रति आरोप पत्र प्रपत्र क के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी एवं श्री अजय कुमार दास को भी उपलब्ध करा दिया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज, विशेष सचिव । 


28 


बिहार गजट, 20 अप्रील 2016 


सं ० 8 / आ 0 ( राज 0 उ 0) -2-13 / 2015-573 


- 


संकल्प 

29 जनवरी 2016 
चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि श्री ललन प्रसाद हरिजन , तत्कालीन निरीक्षक 
उत्पाद , सीतामढ़ी सम्प्रति अवर निरीक्षक उत्पाद किशनगंज के विरूद्ध महालेखाकार (अंकेक्षण) द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन 
संख्या -137 / 2013 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 में अनुज्ञाशुल्क के रूप में 7.10 
लाख जमा नहीं किया गया है । उक्त के आलोक में श्री हरिजन के विरूद्ध कर्त्तव्यहीनता एवं सरकारी कार्यों में लापरवाही, 
नियमो की अनदेखी कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुचाना आदि आरोप विनिर्दिष्ट है । जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र क 
में वर्णित है । 

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री ललन प्रसाद हरिजन के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र क में 
विनिर्दिष्ट आरोपों के जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के 
नियम 17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय । इस विभागीय कार्यवाही के लिए उपायुक्त उत्पाद , 
दरभंगा - सह - कोशी - सह - पूर्णियाँ प्रमण्डल , दरभंगा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता 

3. श्री ललन प्रसाद हरिजन के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में अधीक्षक उत्पाद, सीतामढ़ी को प्रस्तुतिकरण 
पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हे । 

4. श्री ललन प्रसाद हरिजन से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा 
कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय 

तथा इसकी प्रति आरोप पत्र प्रपत्र क के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी एवं श्री ललन प्रसाद हरिजन को भी उपलब्ध करा दिया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज, विशेष सचिव । 


है 


। 


सं ० 8 / आ o (राज0 उ0) -2-18 / 2015-891 


संकल्प 

17 फरवरी 2016 
चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि श्री दीनबन्धु, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद , मोतिहारी 
सम्पत्ति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा एवं ( 2) श्री राजू कुमार मिश्र, निरीक्षक उत्पाद मोतिहारी के विरूद्ध कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही 
एवं पर्यवेक्षण कार्य का अभाव, अवैध शराब के कारोबार पर नियंत्रण नही रखने के कारण उत्पाद राजस्व की हानि होना एवं 
बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधानों के प्रतिकूल कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा का पालन नही करना एवं 
अधीनस्थ सरकारी सेवक पर नियंत्रण का अभाव के आदि आरोप विनिर्दिष्ट है । जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र क में 
वर्णित है । 

अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि सभी पदाधिकारियों के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र क में 
विनिर्दिष्ट आरोपों के जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के 
नियम 17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय । इस विभागीय कार्यवाही के लिए उपायुक्त उत्पाद , 
तिरहुत - सह - सारण प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

3. आरोपी पदाधिकारियो के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में अधीक्षक उत्पाद , पूर्वी चम्पारण को प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हे । 

4. आरोपी पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा 
कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय 

तथा इसकी प्रति आरोप पत्र प्रपत्र क के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारियों को भी उपलब्ध करा दिया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज, विशेष सचिव । 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


29 


सं ० 8 / आ o ( राज 0 नि 0 ) -1-03 / 2015-1118 


संकल्प 

29 फरवरी 2016 
चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि श्री मुकेश कुमार सुमन, अवर निबंधक , फुलपरास 
(मधुबनी) के विरूद्ध अपने पद का दुरूपयोग करना, दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतना, प्रभार्य निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक 
शुल्की की वसूली नही करना एवं दस्तावेज संख्या-2317 एवं 2318 दिनांक 26.03.2014 के निबंधन में राजस्व क्षति आदि 
आरोप विनिर्दिष्ट है । जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र क में वर्णित है । 

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि सभी पदाधिकारियों के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र क में 
विनिर्दिष्ट आरोपों के जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के 
नियम 17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय । इस विभागीय कार्यवाही के लिए, श्री मणिभूषण प्रसाद , 
सहायक निबंधन महानिरीक्षक , ( मुख्यालय) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

3. श्री मुकेश कुमार सुमन के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में सहायक निबंधन महानिरीक्षक , दरभंगा प्रमण्डल , 
दरभंगा को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हे । 

4. श्री मुकेश कुमार सुमन से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा 
कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय 

तथा इसकी प्रति आरोप पत्र प्रपत्र क के साथ संचालन पदाधिकारी , प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी एवं श्री मुकेश कुमार सुमन को भी उपलब्ध करा दिया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज, विशेष सचिव । 


सं ० V / एम1-417 / 2015-1240 


संकल्प 

4 मार्च 2016 
चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि श्री बिनोद कुमार झा , अधीक्षक उत्पाद , जहानाबाद 
के विरूद्ध कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के कारण उत्पाद राजस्व की हानि पहुँचाना, नियमों के प्रतिकूल कार्य 
करना, आदेश का पालन नही करना, अनुशासनहीनता एवं कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं बिहार सरकारी सेवक आचार 
नियमावली 1976 का उल्लंघन करना आदि आरोप विनिर्दिष्ट है । जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र क में वर्णित है । 

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री बिनोद कुमार झा के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र क में 
विनिर्दिष्ट आरोपों के जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के 
नियम 17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय । इस विभागीय कार्यवाही के लिए, श्री नवीन कुमार 
मिश्र,संयुक्त आयुक्त उत्पाद (मुख्यालय) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

श्री बिनोद कुमार झा , के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री कृष्ण पासवान , उपायुक्त उत्पाद , पटना प्रमण्डल, 
पटना को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

श्री बिनोद कुमार झा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि 
संचालन पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय 

तथा इसकी प्रति आरोप पत्र प्रपत्र क के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी एवं श्री बिनोद कुमार झा को भी उपलब्ध करा दिया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज, विशेष सचिव । 


30 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


सं ० 8 / आ o ( राज 0 उ0 ) -2-21 / 2015-1489 


संकल्प 

16 मार्च 2016 
चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि श्री अरूण कुमार मिश्र, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, 
मुजफ्फरपुर सम्प्रति अधीक्षक उत्पाद, कटिहार के विरूद्ध कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के कारण राजस्व क्षति , 
अनुज्ञप्ति का विलंब से विघटन एवं पद का दुरूपयोग करते हुए राजस्व क्षति की सूचना जिला पदाधिकारी को नही देना, 
बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 का उल्लंघन करना एवं विभागीय नियमावली एवं वित्तीय नियमावली का 
उल्लंघन करने आदि आरोप विनिर्दिष्ट है । जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र क में वर्णित है । 

अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री अरूण कुमार मिश्र के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र क में 
विनिर्दिष्ट आरोपों के जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के 
नियम 17 ( 2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय । इस विभागीय कार्यवाही के लिए, विभागीय जाँच आयुक्त , 
बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

3. श्री अरूण कुमार मिश्र , के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री जगदीश गहलौत, अवर सचिव, मुख्यालय को 
प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हे । 

4. श्री अरूण कुमार मिश्र से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा 
कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय 

तथा इसकी प्रति आरोप पत्र प्रपत्र क के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी एवं श्री अरूण कुमार मिश्र को भी उपलब्ध करा दिया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज, विशेष सचिव । 


सं ० 8 / आ 0 (राज0 नि 0) -1-09 / 2015-1578 


- 


संकल्प 

21 मार्च 2016 
चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि सुश्री अपर्णा शिवा, अवर निबंधक , ठाकुरगंज 
(किशनंगज ) के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों के प्रतिकूल आचरण, पद का दुरूपयोग , 
कार्य के प्रति लापरवाही एवं आचरण के प्रतिकूल कार्य करने आदि आरोप विनिर्दिष्ट है । जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र 
क में वर्णित है । 

अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि सुश्री अपर्णा शिवा के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र क में 
विनिर्दिष्ट आरोपों के जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के 
नियम 17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय । इस विभागीय कार्यवाही के लिए, श्री मणिभूषण प्रसाद 
सहायक निबंधन महानिरीक्षक (मुख्यालय) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

3. सुश्री अपर्णा शिवा के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में जिला अवर निबंधक, किशनगंज को प्रस्तुतिकरण 
पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हे । 

4. सुश्री अपर्णा शिवा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि 
संचालन पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय 

तथा इसकी प्रति आरोप पत्र प्रपत्र क के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी एवं सुश्री अपर्णा शिवा को भी उपलब्ध करा दिया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

अभय राज, विशेष सचिव । 


बिहार गजट , 20 अप्रील 2016 


31 


सं ० 8 / आ o ( राज 0 नि 0 ) -1-44 / 2013-1579 


संकल्प 

21 मार्च 2016 
चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि श्रीमती निलिमा लाल , तत्का0 जिला अवर निबंधक 
सहरसा सम्प्रति जिला अवर निबंधक कटिहार के विरूद्ध केवाला संख्या -13708 , 13709, 13480 एवं 13481 के निबंधन में 
राजस्व की क्षति , एक ही खेसरा को विभिन्न दर पर निबंधन करना , तथ्य छिपा कर निबंधन करना, निबंधन के पूर्व जाँच नहीं 
करना, तथा सरकारी नियमों का अवहेलना करने आदि आरोप विनिर्दिष्ट है । जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र क में वर्णित 
है । 

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्रीमती निलिमा लाल के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र क में 
विनिर्दिष्ट आरोपों की जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के 
नियम 17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय । इस विभागीय कार्यवाही के लिए, मो 0 अब्दुल रशीद अनवर , 
सहायक निबंधन महानिरीक्षक कोशी प्रमंडल , सरहसा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

3. श्रीमती निलिमा लाल के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में जिला अवर निबंधक , सहरसा को प्रस्तुतिकरण 
पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हे । 

4. श्रीमती निलिमा लाल से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा 
कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय 

तथा इसकी प्रति आरोप पत्र प्रपत्र क के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी एवं श्रीमती निलिमा लाल को भी उपलब्ध करा दिया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज, विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ,5-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


